रजिस्ट्री में एस -33004 


1 - 3303 


. REGD . NO . D . L - 33004 


REGD. NO.D.L-3300499 


H 


ru 


भारतको राजपत्र 
Tke Gazette of India 


EXTRAORDINARY 


PARTI_ Section 1 


सं. 17 ] 
No. 171 


PUBLISHED BY AUTHORITY 
कीस्वार , जनवरी 10, 2008 / 20 , 1929 

HIL THURSDAY , JANUARY 10, 2006 PAUSA 20 , 1929 


- 


RECE 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 


(विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 


.......... 


..... 


नई दिल्ली , 10 जनवरी , 2008 

. . सं. 1000 आर 1- 2007 )/ 2004 - 09 
. पा. . 01 / 04 / 180 / 183RE एक 07 / पीसी -1. - विदेश व्यापार नीति , 2004 - 09 के पैराग्राफ 
2.4 के तहत प्रदत माणितयों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक , विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड -1 ) 
( आरई . 2006 और आरई 2007 ) में , एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं : 


.- 


. 


. 


. 


. 


क. फोकस उत्पाद स्कीम के लिए पैरा 3.21.1 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है। 


.......... 


--. 


" 2006- 07 के दौरान किए गए निर्यातों और 2007 - 08 के दौरान किए गए निर्यातों 
के लिए आवेदन अलग से एएनएफ 3ई में निर्धारित दस्तावेजों के साथ सम्बंधित 
क्षेत्रीय अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे । एक आवेदन में 50 से अधिक शिपिंग बिल 
नहीं होंगे । एक वर्ष में 50 शिपिंग बिलों से अधिक के साथ निर्यातक , एक से 
अधिक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है और अतिरिक्त कटौती ( प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 
का पैरा 9. 4) लागू नहीं होगी । । । . 


.-.. 


ईडीआई पत्तनों और मैर ईडीआई पत्तनों से पोतलदान एक आवेदन में नहीं जोड़े जा 
सकते । ईडीआई सक्षम पत्तनों के लिए पंजीकरण पत्तन आवेदक की इच्छा के 
अनुसार निर्यातों का कोई भी एक ईडीआई पत्तन हो सकता है । 


- 


- 


---. 


..... 


128G2008 


............... 


................ 


........ 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART L _ SEC . 1] 


गैर ईडीआई पत्तन के जरिए निर्यातों के मामले में , पंजीकरण पत्तन निर्यातों का संगत 
गैर ईडीआई पत्तन होगा । तदनुसार, प्रत्येक गैर ईडीआई पत्तन के लिए अलग 
आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा । 


आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख वसूली की तारीख से 6 महीने होगी अथवा 
अग्रिम भुगतान के मामले में निर्यात की तारीख होगी । निर्यात की तारीख प्रक्रिया . . 
पुस्तक खण्ड -1 के पैरा 9. 12 के अनुसार निर्धारित की जाएगी । तथापि , अब 
निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत आवेदन के लिए 1-4- 2007 से 31 -1-2008 तक 
के निर्यातों के लिए अंतिम तारीख 30 -7 - 2008 होगी । 


उपर्युक्त परिवर्तन 2006- 07 के दौरान किए गए निर्यातों के लिए एफपीएस आवेदनों 
पर लागू होंगे, जिसके लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई, 
2008 तक बढ़ा दी गई है । उपर्युक्त पहले ही प्राप्त आवेदनों पर लागू नहीं होगा, 
जिन्हें इस संशोधन से पहले प्रक्रिया के अनुसार अंतिम रूप दिया जा सकता है। " 


ख . उच्च तकनीक उत्पाद निर्यात् संवर्धन स्कीम के लिए पैरा 3.22. 2 को निम्नलिखित 

से प्रतिस्थापित किया जाता है: . . 


" यदि आवेदक पैरा 3. 11 .2 ( क ) में दिए गए विकल्प का प्रयोग करना चाहता है, तो 
फोकस उत्पाद स्कीम के लाभों का दावा करने के लिए विनिर्दिष्ट प्रक्रिया लागू होगी । 
अन्य के लिए, लाइसेंसिंग वर्ष 2007 -08 के दौरान निर्यातों में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए 
ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप प्राप्त करने हेतु आवेदन मौजूदा लाइसेंसिंग वर्ष की समाप्ति के 
बारह महीनों की अवधि के भीतर आयात निर्यात फार्म 3 ड. में आवेदन प्रस्तुत करना 
होगा । आयात निर्यात फार्म 3 ड. में भरे गए आवेदन, ईडीआई पत्तनों तथा गैर 
ईडीआई पत्तनों से किए गए पोत लदानों को एक आवेदन में समेकित किया जा 
सकता है और पंजीकरण का पत्तन आवेदक की पसंद के अनुसार निर्यात के पत्तनों में 
से कोई भी एक हो सकता है। " 


फोकस उत्पाद स्कीम के लिए संशोधित आयात निर्यात फार्म 3ई इस सार्वजनिक 
सूचना के अनुलग्नक 1 के अनुसार संलग्नित है । 


भारत का राजपत्र : असाधारण .. 


[भाग 1- खण्ड 1] _ 
[ भाग - खण्ड 1 ] 
घ . फोकस मार्केट स्कीम के लिए पैरा - 3: 20 . 1 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया 

जाता है.... .. . . ... 


. 


" आयात निर्यात फार्स उघ में उसमें विनिर्दिष्ट दस्तावेजों सहित संबंधित क्षेत्रीय 
प्राधिकारी को 2006 -07 के दौरान किए गए निर्यातों और 2007- 08 के दौरान किए 
गए निर्यालों के लिए अलग - अलग आवेदन किया जाएगा । एक आवेदन में 50 पोत . 
लदान बिलों से अधिक नहीं होने चाहिए । एक वर्ष में 50 पोत लदान बिलों से 
अधिक वाले निर्यातकों के लिए, कई आवेदन किए. जा सकते हैं और अतिरिक्त 
कटौती ( प्रक्रिया पुस्तक खण्ड - 1 का पैरा 9.4 ) लागू नहीं होगी । . . . . 


ईडीआई पत्तनों तथा गैर ईडीआई पत्तनों से पोत लदान एक आवेदन में समेकित नहीं 
हो सकते। ईडीआई. समर्थिल पत्तनों के लिए पंजीकरण का पत्तन, आवेदक की पसंद 
के अनुसार निर्यातों के लिए कोई भी एक ईडीआई पत्तन हो सकता है । 


गैर- ईडीआई पत्तन से निर्यातों के मामले में , पंजीकरण का पत्तन निर्यातों का संबद्ध 
गैर ईडीआई पत्तन होगा । तदनुसार प्रत्येक गैर ईडीआई पत्तन के लिए अलग से 
आवेदन भरे जाएंगे। :- . ... 


अग्रिम भुगतान के मामले में आवेदन करने की अंतिम तारीख प्राप्ति की तारीख अथवा 
निर्यात् की तारीख से 6 माह के भीतर होगी। निर्यात् की तारीख, प्रक्रिया पुस्तक 
खण्ड- 1 के पैरा 9. 12 के अनुसार निर्धारित की जाएगी । तथापि , अभी विनिर्दिष्ट 
प्रक्रिया के अनुसार भरे आवेदनों के लिए, 1- 4-2007 से 31 -1- 2008 तक के 
निर्यातों हेतु अंतिम तारीख 30 - 7- 2008 होगी । . . 


उपरोक्त परिवर्तन 2006- 07 के दौरान किए गए निर्यात के लिए एक एफएमएस 
आवेदनों पर लागू रहेंगे, जिनके लिए प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई , 
2008 तक बढ़ा दी गई है। उपरोक्त पहले से ही प्राप्त आवेदनों पर लागू नहीं 
रहेगी, जिसे इस संशोधन से पहले प्रक्रियानुसार अंतिम रूप दिया जा सकता है।" 


ड.. पैरा 3. 20 . 3 में , निम्नलिखित को अंत में जोड़ा जाता है: 


इनमें से किस भी दस्तावेज को विनिर्दिष्ट फोकस मार्केट में निर्यात खेप के आगमन 
के प्रमाण के रूप में पर्याप्त होना चाहिए । 


i. 


विनिर्दिष्ट मार्केट में निर्यातक द्वारा प्रविष्टि के निर्यात बिल की स्वयं द्वारा . 
प्रमाणित कॉपी, या 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( PART I Sec . 1 ] 


- - 


पास हुए, या 


ii . . पत्तन अधिकारियों द्वारा जारी सुपुर्दगी आदेश , या 
ii. मालवाहक द्वारा जारी आगमन सूचना, या 
iv. मालवाहक द्वारा उनके द्वारा जारी ट्रैकिंग रिपोर्ट, निर्यात कार्गो का लक्षित 

फोकस मार्केट में आगमन प्रमाणित करते हुए , या 

पत्तन से फॉकस माकेर्ट में वस्तुओं के परिवहन की लॉरी रसीदें , या 
vi. भू-बद्ध फोकस माकेर्ट के लिए, पत्तन से भू -बद्ध फोकस मार्केट के लिए 

वस्तुओं के परिवहन के लिए लॉरी रसीदें, या 
vii. दूसरा अन्य दस्तावेज जो संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को संतोषजनक रूप से 

सिद्ध कर सके कि वस्तुएं फॉकस मार्केट में उतर / पहुंच गई हैं । . 


फोकस मार्केट स्कीम के लिए संशोधित एएनएफ उघ इस सार्वजनिक सूचना के 
अनुलग्नक 2 के साथ जोड़ा गया है । 


छ. . पैरा 3. 19 .3, 3.20. 2 और 3.21. 2 कृपया जाता है। 


1 - 4- 2007 


उच्च तकनीक के उत्पाद (विदेश व्यापार नीति का पैरा 3.11) , 
परिशिष्ट- 37ड. में यथाअधिसूचित | 


इसे लोकहित में जारी किया जाता है | 


आर. एस . गुजराल , महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव 


[ भागा 


- 


म 


. . भारत का राजपत्र : असाधारण 


असाधारण 


अनुलग्नक 1 

आयात निर्यात प्रपत्र 33. 
फोकस मार्केट स्कीम (एफ एम एस) आवेदन हेतु 
( एफ टी पी आर ई 2006 और एफ टी पी 2007 हेतु ) 


| 1. 


आई ई सी संख्या 


2. 


आवेदक का विवरण 
1. नाम 
2. पता . . . 


. . 


. 


आर सी एम सी विवरण . 
1. आर सी एम सी संख्या | 2. जारी करने की तारीख 
3. जारी की प्राधिकारी 4. जब तक वैध है 
5. उत्पाद, जिसके लिए पंजीकरण किया . गया 


4. माससिंग (2006-07 / 2007 - 08 ) के दौरान किए गए निर्यातों का विवरण (निर्यात की . 

तारीख अनुसार संबद्ध वर्ष लिखें) 
( कृपया ध्यान रखें कि 2008 -07 और 2007 - 08 के दौरान किए गए निर्यात एक आवेदन में 
नहीं दिए जा सकते ) 


शिपिंग शिपिंग बिल निर्यात की निर्यात का | आई टी सी ( एच | मद वि 
- | बिल सं० की तारीख | तारीख * | पत्तन * * * | एस ) कोड वरण 

( 7) 


फोकस 
मार्केट कोड 
( 8 ) 


. 


. 


। 


हकदारी 
( रू0 में ) 


बार सी / एफ आर सी / एफा हकदारी 
आईआर सी के आई आर सी में | की दर । 

अनुसार प्राप्ति की | उल्लिखित 
आर सी | तारीख ( या अग्रिम | अनुसार पोत 
Moभुगतान के मामले में पर्यन्त निशुल्क 

निर्यात की तारीख ) मूल्य 


लागू दिलम्बित फोकस मार्केट 
कटौती हकदारी , 
( यदि कोई हो ) (रु0 में ) 

( रू0 में ) 


( ) 


(10) 


( 11 ) 


(14 ) 


( 12 ) ( 13 ). 
| 1. 2571 ( 13) = 

1 (11) * (12 ) 


(15) 
|(15) = (13) 
(14) . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART-I - SEC . 1] 


- 


5. अपेक्षित अलग- अलग प्रमाणप्रत्रों की संख्या (प्रत्येक 5 लाख रुपयों के गुणकों में ) 
( गैर-ई डी आई पतनों से निर्यातों के लिए जारी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स के लिए अलग- अलग 
प्रमाण -पत्रों की अनुमति नहीं होगी । 


6. पंजीकरण का पत्तन ( आयात प्रयोजन हेतु ) * * * 
टिप्पणी - चूंकि एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं अतः पूरक कटौती नहीं 
लगाई जाएगी 


(* निर्यात की तारीख प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 के पैरा 9.12 के अनुसार निर्यात की तारीख 
होगी | स्कीम के तहत आंशिक प्राप्ति के मामले में भी ए एन एफ 3 ड. के क्रम सं0 4 के 
तहत शामिल एस / बी के प्रति अन्य कोई दावे अनुमत नहीं होंगे । 


(* * शिपमेंट के प्रति प्राप्ति की गुणक तारीखों के मामले में , इस कॉलम में प्राप्ति की 
आखिरी तारीख का उल्लेख करना होगा ) 


( * * * पंजीकरण का पत्तन वह होगा जहाँ से निर्यात किया गया हो । गैर ई डी आई पत्तन 
से निर्यातों के मामले में , पंजीकरण का पत्तन निर्यात का पत्तन होगा ) 


9. आवेदन शुल्क विवरण 


8 . आवेदन प्रस्तुत करने के विवरण (इलेक्ट्रॉनिक 

रुप से प्रस्तुत आवेदनों के मामले में ) 


. 


. 


1. ई सी ओ एम सन्दर्भ संख्या 
2. सर्वर पर प्रस्तुत करने की तारीख 
3. किस क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया 
4. फाइल संख्या 
5. जारी करने की तारीख .. 


1 . राशि ( 10 ) 
2. डिमान्ड ड्रॉफ्ट ! बैंक रसीद/ इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रान्स्फर सं0 
3. जारी करने की तारीख 
4. बैंक का नाम जिस से प्राप्त हुआ 
5. बैंक की शाखा जिससे प्राप्त हुआ | 


_ _ _ 


- 


- . . 


[ भाग ! - खण्ड1 ] 


भारा का राजपत्र : असाधारण 


घोषणा/ वचनबद्धता 


___ 1. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में दिये गये ब्यौरे और विवरण सत्य और ठीक 

है तथा इससे कुछ भी छुपाया अथवा रोका नहीं गया है । मैं पूर्णतया समझता हूँ कि आवेदन में दी 
गई कोई जानकारी गलत या झूठी साबित होगी तो मेरी फर्म / कम्पनी और मुझे कोई भी दण्डात्मक 
कार्रवाई अथवा अन्य परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जैसे कि विधि द्वारा निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित . . . 
हो । 


2. मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि कोई भी स्वामी / साझीदार ( साझीदारों)/ निदेशक 
(निदेशकों ) कर्ता/ फर्म का न्यासी / कंपनी, जैसा भी . मामला. हो, किसी अन्य फर्म /कंपनी में 
स्वामी / साझीदार ( साझीदारों )/निदेशक (निदेशकों) कर्ता/ न्यासी नहीं है जो कि विदेश व्यापार 
महानिदेशक की जानकारी में प्रतिकूल है । परिणामस्वरूप, मैं आगे. यह भी घोषणा करता हूँ कि 
विदेश व्यापार (विकास और विनियमन ) अधिनियम, 1992 के तहत मेरी फर्म / कंपनी को , निलंबन 
अथवा . आईईसी संख्या के रद्द करने को निरस्त करके किसी निर्यात आयात व्यवसाय अथवा 
कार्यकलाप को करने से व्यक्तिगत तौर पर विवर्जित नहीं किया गया है । [ यदि एफ टी ( डी एण्ड 
आर) अधिनियम के तहत विवर्जित किया गया है तो उक्त आदेश का ब्यौरा और अवधि जब तक के 
लिए ऐसा किया गया है, देना होगा .. . 


"3. मैं एतद्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरी फर्म / कंपनी ने विदेश व्यापार नीति के किसी 
प्रावधान के तहत निर्याल दायित्व में किसी तरह की कोई चूक नहीं की है और चूककर्ता सूची 
( डीईएल ) में नहीं रखा गया है. [ यदि डीईएल सूची के तहत हैं तो कृपया आदेश, मौजूदा स्थिति 
आदि का ब्यौरा प्रस्तुत करें ] 


4. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरी फर्म / कंपनी के माल में निर्यात का ब्यौरा सत्य और 
सही है और मेरी फर्म /कंपनी द्वारा रखे गए बही - खातों के अनुरूप है । 


5. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में शामिल शिपिंग बिलों के मद्दे फोकस मार्केट 
स्कीम (एफएमएस ) हाई- टेक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन स्कीम ( एचटीपीईपीएस), जैसा भी मामला 
हो, के तहत कोई लाभ प्राप्त ( या आवेदन किया गया) नहीं किया गया था । 


6. मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि विदेश व्यापार नीति के पैरा 3. 12.6 के अनुसार , इस 
आवेदन मे कोई ऐसा निर्यात नहीं है जिसमें विदेश व्यापार नीति के अध्याय - 3 के तहत किसी अन्य 
प्रोत्साहन योजना का लाभ लिया गया है/लिया जाएगा । . . 


7. मैं आगे घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन के अधीन जिस पोत लदान के लिए लाभ प्राप्त 
किया गया है उसमें केवल वे निर्यात पोत लदान शामिल है जिनका निर्यात ईडीआई समर्थित पत्तनों 
के जरिए किया गया है और इसमें गैर ईडीआई पत्तनों से कोई पोत लदान शामिल नहीं है । 


- 
. 
. 


- 
- 
~ 
- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


__ [PARTI - SEc . 1] 


%3D 


या 


मैं आगे यह घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन के अधीन जिस पोत लदान के लिए लाभ प्राप्त किया 
गया है उसमें केवल वे निर्यात पोतलदान शामिल हैं जिनका निर्यात एक एकल गैर - ईडीआई 
समर्थित पत्तनों के जरिये किया गया है और इसमें ईडीआई पत्तनों या अन्य गैर ईडीआई पत्तनों से 
कोई पोतलदान शामिल नहीं है । ( जो संबंधित नहीं है उसे काट दें, ईडीआई पत्तनों से पोत लदान 
और प्रत्येक गैर - ईडीआई पत्तनों से पोत लदानों के लिए अलग- अलग आवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित 


है ) 


7क . मैं आगे घोषणा करता हूँ कि आवेदन में डीटीए से एसईजैड को निर्यात शामिल है और 
शिपिंग बिल के बदले निर्यात का बिल जमा किया गया है ( जो संबंधित न हो उसे काट दें ।) 


8. मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि विदेश व्यापार नीति के पैरा 3. 12. 8 के अनुसार , इस 
आवेदन में इस प्रावधान के प्रतिकूल, कोई निर्यात नहीं किया गया है । 


9. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि निर्यात उत्पाद जिसके लिए एफ पी एस/ एचटीपीईपीएस 
लाभ का दावा किया गया है, ऐसी ईओयू/ ईएचटीपी / बीटीपी ईकाइयों द्वारा 1. 4.2007 से किया गया 
कोई पोत लदान शामिल नहीं है, जिस पर प्रत्यक्ष कर छूट नहीं ली गई है/ ली जाएगी और आगे यह 
कि यह निर्यात निम्न क्रम सं0 10 में नहीं आते हैं । 


10 . मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि निर्यात जिनके लिए एफपीएस / एचटीपीईपीएस के अधीन 
लाभ का दावा किया गया है उसमें एफ पी एस हेतु विदेश व्यापार नीति के पैरा 
3. 10. 2. 2/ एचटीपीईपीएस हेतु विदेश व्यापार नीति का पैरा 3. 11. 4, जैसा भी मामला हो , के तहत 
कोई निर्यात और/ या श्रेणी शामिल नहीं है । 


11. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि निर्यात जिनके लिए एफ एम एस के अधीन लाभ का दावा 
किया गया है उसमें आई टी सी एचएस में शामिल मदवार नीति के प्रतिबंधित या निषिद्ध होने के 
बाद निर्यात किया गया कोई पोत लदान शामिल नहीं है । 


12. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि . 
क ) चालू लाइसेंसिंग वर्ष 2007- 2008 के दौरान किए गए निर्यात हेतु एचटीपी ईपीएस के 

तहत कुल लाभ 15 करोड़ रुपए की सीमा से अधिक नहीं हुए हैं । ( एचटीपीईपीएस 
के तहत सभी पोत लदानों हेतु फाइल संख्यावार दायर दावों की सूची प्रस्तुत है जिसमें 
एचटीपीईपीएस के तहत वर्ष 2007 - 2008 के दौरान निर्यातों के लिए किए गए कुल 
दावों को दर्शाया गया है ।) . 


ख ) मेरा पूर्ववर्ती लाइसेंसिंग वर्ष ( अर्थात 2006- 07 ) में निर्यात शून्य नहीं है | 


[ Pा - बड1] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
ग ) मैं विदेश व्यापार नीति के पैरा 3. 11 .2( क ) की शर्तों के अनुसार 1. 25 % की दर से लाभ 

के दावे का विकल्प चुनता हूँ | - . . .. . 


__ 13. मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 9.9 के अनुसार मैं इस 
. घोषणापत्र को सत्यापित करने और हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूँ | . . . .. . 


| स्थान : -- --- - - 

हस्ताक्षर : - -- - - - 
| दिनांक :--- --- 

नाम : - - - -- - 
जमा किए जाने वाले दस्तावेज़ 

पदनाम : - - - -- - - - - - - 
| 1. पोत लदान बिल की निर्यात संवर्धन (ईपी) प्रति /निर्यात का कार्यालय 

बिल । ( स्थल सीमा शुल्क के माध्यम से निर्यात के मामले ।| का पता :------------ 
सहित ) 

- - --- -- -- - -- -- -- - - - - 
2. निर्यातों और प्राप्ति से संबद्ध मूल बैंक प्रमाण पत्र - परिशिष्ट घर का पता :------ ------- 
22क / फारेन इन्वर्ड रेमिटेन्स सर्टिफिकेट्स ( एफआईआरसी ) 
अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से निर्यात प्राप्तियों के 
ऑफ सैटिंग ( परिशिष्ट 221 ) . .. 


- 


टिप्पणी : एफआईआरसी के मामले में निर्यातक से यह घोषणा दूरभाष : . 
कि पोत लदान बिल (बिलों ) की संख्या ............. दिनांक 
.................. के संबंध में प्रेषण भी प्रस्तुत करना होगा । 
टिप्पणी 1. : 

ई मेल का पता : 
आवेदन का प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षरित होना चाहिए । ऑन लाइन . . 
आवेदन का एक प्रिंट आउट जिस पर दिए गए स्थान पर 
हस्ताक्षर हो । वैध आर सी एम सी की प्रति सहित , यदि कोई 
परिवर्तन/ अद्यतन किया गया हो ऐसे मामले में आयात निर्यात .. 
फार्म 1 में अद्यतन प्रोफाईल की प्रति । .. . 
टिप्पणी 2. 
ऐसे मामलों में जहाँ विदेश व्यापार नीति की अन्य स्कीम के तहत . पोत लदान बिलों की मूल ईपी 
प्रती/निर्यात के बिल और/ अथवा बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र जमा किए गए हों , उसकी ईपी प्रति की एक 
स्व प्रमाणित प्रति संलग्न हो जिसमें संदर्भ फाईल संख्या और संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी जहाँ मूल 
दस्तावेज़ जमा किए गए हैं दर्शाया गया, हो । 


. 


. 


. 


128 11 /08 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I —- SEC. 1 ] 


अनुलग्नक 2 

आयात निर्यात प्रपत्र 3 घ 
फोकस मार्केट स्कीम (एफ एम एस ) आवेदन हेतु 
(एफ टी पी आर ई 2006 और एफ टी पी 2007 हेतु ) 


आई ई सी संख्या 


आवेदक का विवरण 
1. नाम 
2. पता 


- 


- 


- 


| 3. 


आर सी एम सी. विवरण 
| 1. आर सी एम सी संख्या 2. जारी करने की तारीख 

3. जारी कर्ता प्राधिकारी 4. जब तक वैध है 
5. उत्पाद, जिसके लिए पंजीकरण किया गया 


लाइसेंसिंग वर्ष (2006 -07 /2007-08 ) के दौरान किए गए निर्यातों का विवरण 

(निर्यात की तारीख के अनुसार संबंद्ध वर्ष लिखें ) * 
( कृपया ध्यान रखें कि 2006 - 07 और 2007-08 के दौरान किए गए निर्यात एक आवेदन में 
नहीं दिए जा सकते ) 


| शिपिंग | शिपिंग बिल |निर्यात की निर्यात का | आई टी सी ( एच | मद वि । फोकस । 
| बिल सं0 | की तारीख तारीख * | पत्तन * * * | एस ) कोड वरण मार्केट कोड 

( 2) ( 3) ( 4) । ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) 


| (1) 


लागू विलम्बित | फोकस मार्केट 
कटौती | हकदारी 
( यदि कोई हो )| (रु0 में ) 
( रु0 में ) 


| बी आर | बी आर सी /एफ बी आर सी / एफ हकदारी | हकदारी 

सी / एफ | आई आर सी के आई आर सी में की दर । (रु0 में ) 
आई | अनुसार प्राप्ति की | उल्लिखित 
आर सी | तारीख ( या अग्रिम अनुसार पोत 
सं0 . | भुगतान के मामले में पर्यन्त निशुल्क 

निर्यात की तारीख ) | मूल्य 
* * 
( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) (13) 

12.576 ( 13) = 

(11) * (12 ) 


| 


( 14 ) 


(15) . 
(15) =(13) 
( 14) . 


[ भाग - खंण्ड 1 ] 


. भारत का राजपत्र : असाधारण 


भारतको 


- 


5. अपेक्षित अलग - अलग प्रमाणप्रत्रों की संख्या (प्रत्येक 5 लाख रुपयों के गुणकों में ). . 
(गैर-ई डी आई पतनों से निर्यातों के लिए जारी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स के लिए अलग - अलग 
प्रमाण - पत्रों की अनुमति नहीं होगी । 


6. पंजीकरण का पत्तन ( आयात प्रयोजन, हेत) * * * . 
टिप्पणी - चूंकि एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं अतः पूरक कटौती नहीं .. 
लगाई जाएगी 


(* निर्यात की तारीख प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 के पैरा 9.12 के अनुसार निर्यात की तारीख 
होगी । स्कीम के तहत आंशिक प्राप्ति के मामले में भी ए एन एफ 3 घ के क्रम सं0 4 के . 
तहत शामिल एस/ बी के प्रति अन्य कोई दावे अनुमत नहीं होंगे । 


(* * शिपमेंट के प्रति प्राप्ति की गुणक तारीखों के मामले में, इस कॉलम में प्राप्ति की . . . 
आखिरी तारीख का उल्लेख करना होगा । 


(* * * ई डी आई पत्तनों में से पंजीकरण का पत्तन वह होगा जहाँ से निर्यात किया गया 
हो । गैर ई डी आई पत्तन से निर्यातों के मामले में , पंजीकरण का पत्तन निर्यात का पत्तन 
होगा ) 


8. आवेदन प्रस्तुत करने के विवरण ( इलेक्ट्रॉनिक 

रुप से प्रस्तुत आवेदनों के मामले में ) । 


9. आवेदन शुल्क विवरण 


1. ई सी ओ एम सन्दर्भ संख्या. . . 
2. सर्वर प्रस्तुत करने की तारीख 
3. किस क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया 
4. फाइल संख्या 
5 . जारी करने की तारीख . 


1. राशि ( रु ) : 
2. डिमान्ड ड्रॉफ्ट । बैंक रसीद / इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रान्स्फर सं0 
3. जारी करने की तारीख 
4. बैंक का नाम जिस से प्राप्त हुआ 
5 . बैंक की शाखा जिससे प्राप्त हुआ । . 


12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART - SEC . 1 ] 


घोषणा/ वचनबद्धता 


1. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में दिये गये ब्यौरे और विवरण सत्य 

और ठीक है तथा इससे कुछ भी छुपाया अथवा रोका नहीं गया है । मैं पूर्णतया समझता हूँ 
कि आवेदन में दी गई कोई जानकारी गलत या झूठी साबित होगी तो मेरी फर्म / कम्पनी और 
मुझे कोई भी दण्डात्मक कारवाई अथवा अन्य परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जैसे कि विधि 
द्वारा निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित हो । 


2. मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि कोई भी स्वामी / साझीदार (साझीदारों)/ निदेशक 
(निदेशकों) कर्ता/ फर्म का न्यासी/ कंपनी, जैसा भी मामला हो , किसी अन्य फर्म / कंपनी में 
स्वामी / साझीदार ( साझीदारों )/निदेशक (निदेशकों) कर्ता/न्यासी नहीं है जो कि विदेश व्यापार 
महानिदेशक की जानकारी में प्रतिकूल है । परिणामस्वरूप, मैं आगे यह भी घोषणा करता हूँ 
कि विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत मेरी फर्म / कंपनी को , 
निलंबन अथवा आईईसी संख्या के रद्द करने को निरस्त करके किसी निर्यात आयात व्यवसाय 
अथवा कार्यकलाप को करने से व्यक्तिगत तौर पर विवर्जित नहीं किया गया है । [ यदि एफ 
टी ( डी एण्ड आर) अधिनियम के तहत विवर्जित किया गया है तो उक्त आदेश का ब्यौरा 
और अवधि जब तक के लिए ऐसा किया गया है, देना होगा ] 


3. . मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरी फर्म / कंपनी ने विदेश व्यापार नीति के 
किसी प्रावधान के तहत . निर्यात दायित्व में किसी तरह की कोई चूक नहीं की है और 
चूककर्ता सूची ( डीईएल ) में नहीं रखा गया है [ यदि डीईएल सूची के तहत हैं तो कृपया 
आदेश, मौजूदा स्थिति आदि का ब्यौरा प्रस्तुत करें |] 


4 . मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरी फर्म / कंपनी के माल में निर्यात का ब्यौरा सत्य 
और सही है और मेरी फर्म / कंपनी द्वारा रखे गए बही- खातों के अनुरूप है । 


5. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में शामिल शिपिंग बिलों के मद्दे ... 
फोकस मार्केट स्कीम ( एफएमएस ) के तहत कोई लाभ प्राप्त ( या आवेदन किया गया ) नहीं 
किया गया था । 


6. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.12.6 के अनुसार, 
इस आवेदन मे कोई ऐसा निर्यात नहीं है जिसमें विदेश व्यापार नीति के अध्याय- 3 के तहत 
किसी अन्य प्रोत्साहन योजना का लाभ लिया गया है/लिया जाएगा । 


7. . मैं आगे घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन के अधीन जिस पोत लदान के लिए लाभ 
प्राप्त किया गया है उसमें केवल वे निर्यात पोत लदान शामिल है जिनका निर्यात ईडीआई 
समर्थित पत्तनों के जरिए किया गया है और इसमें गैर ईडीआई पत्तनों से कोई पोत लदान 
शामिल नहीं है । 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


या . .. 
मैं आगे यह घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन के अधीन जिस पोत लदान के लिए लाभ 
प्राप्त किया गया है उसमें केवल वे निर्यात शामिल हैं जिनका निर्यात पोतलदान एक एकल 
गैर - ईडीआई समर्थित पत्तनों के जरिये किया गया है और इसमें ईडीआई पत्तनों या अन्य 

गैर ईडीआई पत्तनों से कोई. पोतलदान शामिल नहीं है । ( जो संबंधित नहीं है उसे काट 
. .. - दें, ईडीआई पत्तनों से पोत लदान और प्रत्येक गैर- ईडीआई पत्तनों से पोत लदानों के लिए 
___ अलग- अलग आवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है । 


. . . 


8. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि विदेश व्यापार नीति के पैरा 3. 12. 8 के अनुसार , 
इस आवेदन में इस प्रावधान के प्रतिकूल, कोई निर्यात नहीं किया गया है । 


9. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि निर्यात उत्पाद जिसके लिए एफ एम एस लाभ का 
दावा किया गया है, ऐसी ईओयू/ ईएचटीपी /बीटीपी ईकाइयों द्वारा 1.4.2007 से किया गया 
कोई पोत लदान शामिल नहीं है, जिस पर प्रत्यक्ष कर छूट नहीं ली गई है/ ली जाएगी और 
आगे यह कि यह निर्यात निम्न क्रम सं0 10 में नहीं आते हैं । 


। 


10 . मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि निर्यात जिनके लिए एफएमएस के अधीन लाभ का . 
दावा किया गया है उसमें एफ एम एस हेतु विदेश व्यापार नीति के पैरा 3. 9. 2: 2 के तहत 
कोई निर्यात और/ या श्रेणी शामिल नहीं है । 


11. मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि निर्यात जिनके लिए एफ एम एस के अधीन लाभ 
का दावा किया गया है उसमें आई टी सी एचएस में शामिल मदवार नीति के प्रतिबंधित या 
निषिद्ध होने के बाद निर्यात किया गया कोई पोत लदान शामिल नहीं है । 


12 . मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 9. 9 के अनुसार 
मैं इस घोषणापत्र को सत्यापित करने और हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूँ | 


! 


| 


पदनाम : 


स्थान :- -- -- -- -- -. .. .. . --- - 

हस्ताक्षर :-- - -- -- - 
| दिनांक : - -- 

| नाम : -- - - 
जमा किए जाने वाले दस्तावेज़ 
| 1. पोत लदान बिल की निर्यात संवर्धन ( ईपी) प्रति/निर्यात कार्यालय 

का बिल । (स्थल सीमा शुल्क के माध्यम से निर्यात के का पता :------ 
मामले सहित ) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 


- 


- 


128 01/ 08 - 3 


-...-. 


... 


. 


.. 


14 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC . 11 


- - 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - 


| 2. निर्यातों और प्राप्ति से संबद्ध मूल बैंक प्रमाण पत्र - घर का पता :------- 
परिशिष्ट 22क / फारेन इन्वर्ड रेमिटेन्स सर्टिफिकेट्स | ------ 
( एफआईआरसी ) अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन 
से निर्यात प्राप्तियों के ऑफ सैटिंग ( परिशिष्ट 22घ ) 
3.निर्दिष्ट फोकस मार्केट में निर्यात खेप के उतरने के 
प्रमाण के रूप में पैरा 3. 20 . 3 में निर्धारित कोई दस्तावेज 
संलग्न होना चाहिए । 
4. एफआईआरसी के मामले में निर्यातक से यह घोषणा दूरभाष : 
कि पोत लदान बिल (बिलों) की संख्या ............. दिनांक 


............ के संबंध में प्रेषण भी प्रस्तुत करना होगा । 
| टिप्पणी : 

ई मेल का पता : 
1. आवेदन का प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षरित होना चाहिए । ऑन 
लाइन आवेदन का एक प्रिंट आउट जिस पर दिए गए 
| स्थान पर हस्ताक्षर हों । वैध आर सी एम सी की प्रति 

सहित , यदि कोई परिवर्तन/ अद्यतन किया गया हो ऐसे 
मामले में आयात निर्यात फार्म 1 में अद्यतन प्रोफाईल की 
प्रति । 
2. ऐसे मामलों में जहाँ विदेश व्यापार नीति की अन्य स्कीम के तहत पोत लदान बिलों की | 
मूल ईपी प्रती /निर्यात के बिल और / अथवा बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र जमा किए गए हों, उसकी 
ईपी प्रति की एक स्व प्रमाणित प्रति संलग्न हो जिसमें संदर्भ फाईल संख्या और संबंधित 
क्षेत्रीय प्राधिकारी जहाँ मूल दस्तावेज़ जमा किए गए हैं दर्शाया गया हो । 


ist ... 


: 


: : 


: 


. 


[ T11 - 


1 ] 


. .. . 


2 . 97* " MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY S . 

(Department of Commerce ) . 1997 . 46." . : 
.. .. (DIRECTORATE GENERAL OF POREKGN TRADE ) 1. * . . . . 

PUBLIC NOTICE 
. . . New Delhi, the 10th January, 2008 .. . . . . ! 

No. 100 (RE-2007 /2004 - 09 


. 


. 


: F . No. 01/94/180 /183/AM07/PC -I. - In exercise of powers conferred under Paragraph 2:4 of the Foreign 
Trado:Policy 2004 - 09, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in Handbook of 
Procedures , Vol. I (RE 2006 & RE 2007): ic 


. 


: 


A . Para 3.21.1 for Focus Product Scheme is replaced as under : 
" An application for exports made during 2006 - 07 and exports made during 2007- 08 shall be : 
filed separately , with RA concerned in ANF 3E along with documents prescribed therein . An 
application shall contain no more than 50 shipping bills. For exporter with more than 50 
shipping bills in one year, multiple applications can be filed and supplementary cut (Para 9.4 of 
HBP v1) shall not be applicable 
Shipments from EDI Ports and Non -EDI Ports cannot be clubbed in one application, Port of 
registration for EDI enabled ports shall be any one EDI port of exports, as per the choice of the 
applicant. 
In case of exports through non - EDI port, the port of registration shall be the relevant non EDI " . 
port of exports . Accordingly separate application shall be filed for each non EDI port 
Last date for filing application shall be 6 months from the date of realization or date of export in 
case of advance payment. Date of export shall be determined as per Para - 9. 12 of HBP vl. 
However for application filed as per procedure prescribed now , last date shall 30. 7.2008, for 
exports from 1. 4 . 2007 till 31. 1. 2008 . 
The above changes shall apply to FPS applications for exports made during 2006 -07, for which 
the last date of filing is extended till 30 .7. 2008. The above shall not apply to applications already 
received, which can be finalised as per the procedure before this amendment." 


. 


B . Para 3.22.2 for High - Tech Products Export Promotion Scheme is replaced as under : 
" In case the applicant wishes to avail the option given in Para 3. 11 :2 (a )." the Procedure 
prescribed for claiming Focus Product Scheme benefits shall apply . For others, application for 
obtaining Duty Credit scrip for incremental growth in exports during current licensing year 
2007-08 shall be filed in ANF 3F within a period of twelve months after expiry of current : 
licensing year. Application filed in ANF 3F , shipinents from EDI Ports and Non - EDI Ports can 
be clubbed in one application and the port of registration shall be any one of the ports of 
exports, as per the choice of the applicant. " 


C . Revised ANF 3E for Focus Product Scheme is annexed as Annexure 1 to this Public 

Notice. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART I- Sec. 1) 


D . Para 3.20 .1 for Focus Market Scheme is replaced as under : 
" An application for exports made during 2006 -07 and exports made during 2007 -08 shall be 
filed separately, with RA concerned in ANF 3D along with documents prescribed therein . An 
application shall contain no more than 50 shipping bills. For exporter with more than 50 
shipping bills in one year, multiple applications can be filed and supplementary cut (Para 9.4 of 
HBP v1) shall not be applicable . 
Shipments from EDI Ports and Non - EDI Ports cannot be clubbed in one application. Port of 
registration for EDI enabled ports shall be any one EDI port of exports, as per the choice of the 
applicant. 
In case of exports through non -EDI port, the port of registration shall be the relevant non EDI 
port of exports. Accordingly separate application shall be filed for each non EDI port . 
Last date for filing application shall be o months from the date of realization or date of export in 
case of advance payment. Date of export shall be determined as per Para 9. 12 of HBP vl. 
However for application filed as per procedure prescribed now , last date shall be 30 .7. 2008, for 
exports from 1. 4. 2007 till 31. 1. 2008 . 
The above changes shall apply to FMS applications for exports made during 2006 - 07, for which 
the last date of filing is extended till 30"4 July 2008. The above shall not apply to applications 
already received , which can be finalised as per the procedure before this amendment. " 


E . In Para 3.20 .3, the following is added at the end . 


Any one of the following documents should suffice , as a proof of landing of export consignment 
in specified Focus Market : 

· A self attested copy of import bill of entry filed by importer in specified market, or 

Delivery order issued by port authorities, or 
Arrival notice issued by goods carrier, or 
Tracking report from the goods carrier duly certified by them , evidencing arrival of 
export cargo to destination Focus Market, or 
Lorry receipts of transportation of goods from Port into the Focus Market, or 
For Land locked Focus Market , Lorry receipts of transportation of goods from Port to 
Land locked Focus Market, or 
Any other documents that may satisfactory prove to RA concerned that goods have 

landed in / reached the Focus Market. 
F . Revised ANF 3D for Focus Market Scheme is annexed as Annexure 2 to this Public 

Notice. 
G . In Appendix 37D , the following is added after Sr . No G , Additional Focus Products. 
| H HIGH -TECH PRODUCTS (PARA 3. 11 OF FTP),as notified in 

1.4.2007 
Appendix 37E . 
This issues in Public interest. 


R . S .GUJRAL, Director General of Foreign Trade & ex -officio Addl. Secy. 


. 


. 


- 


. 


-. 


(WI- 


1 ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Annexure 1 


ANESE 
Eorfosia Progrict Scheme FPS Apollotional 

(FOTETE RE2008.& FIP RE2007) 


| 1. EC Nurnber 


2. Applicant Details 


i. Name 
| Ü . Address 


3. ACHIC Datuita 


i. RCMC Number 
Mi. tasuing Authorty 
V . Products for which repitored 


1 1. Date of issue 

iv . Valid upto 


4 . Details of exports made during the Ncensing your _ _ (2006 -07/2007-00) Wite the roborat yaras por date of exportje 
(Plem sols exporta made during _ 97 and 2007- 08.cannot be clubbed inte om application 

31 T Shipping | Shipping BN Danto of : Port of Export | HTC (HS) code Hem Description Focus Product 
No I GilMo n te 

Export 


. 


( 8 ) 


Entitlement 


Lato Cut applicable 


| 


BRUT 
FIRC 
No 


FOB value as 
montiormd in 
BRCI FIRC 


Rate of 
Entitlement 


Date of Roddion 
no BRC FIRC (or 
Date of Exports In 
care of Advance 

Paymentre 


Focus Product 
Entitlement 


fin Rs.) 


(in Rs.) 


: 


M 


, 


1 ( in Rs.) 

(15 ) 
( 15 ) = ( 13) - (14) 


( 9 ) 


( 10 ) 


( 13 ) 
( 13 ) = ( 11) 
* (12) 


1 . 25 % 


5 . Number of Split Certificates required in multiples of Rs 5 lakhs each ): 
(Splits Certificates shall not be allowed for Duty Credit scrips issued for exports from Non -EDI ports ) 


6 . Port ofRegistration (for the purpose of imports )** . . . . 


Nota : No supplomontary cut shall be imposod , as muktiple applications can be filed . 

Date of Export shall be as per Para 9.12.of HBP V1. No further claims shall be allowed under the scheme against S /es included 
undar Sl. No. 4 of ANF 3E , even in care of part realizations .) 
** * in case ofmultiple dates of realization against a shipment, the last date of realization is to be mentioned in this column .) 

The port of registration shall be any one of the EDI ports from which the exports have boon made . In case of exports from Non EDI 
port , port of registration shall be the port of export .) 


1. 9 . Application For Details 


8 . Application Submission Details (in care of electronically . 
submitted application ) 


II. ECOM Reforence Number . 
4 . Date of Submission on Server 
14 . Submitted to which Regional Authority 
iv . File Number 
v . Date of basie 


Amount ( R $ ): 
(ii) Demand Draft / Bank Receipt / Electronic Fund Transfer No 
(i ) Date of Issue 
(N ) Name of the Bank on which drawn 
(V ) Bank Branch . on which drawn 


18 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC. I ] 


DECLARATION I UNDERTAKING 


. . 


. 


Director (s) / Karta / Trusteor otherwise warranted . 


further declare octor(s) / Karta / Trustee in ders 


1. I hereby declare that particulars and statements made in this application are true and correct and nothing has been concealed or held 

therefrom . I fully understand that any information furnished in application if found incorrect or false will render my firm / company and me 

liable for any penal action or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted . 
2 . I hereby certify that none of Proprietor/.Partner(s ) / Director(s ) / Karta / Trustee of fimm / company , as the case may be , is a Proprietor 7 

Partner (s ) / Director( s ) / Karta / Trustee in any other firm / company which has come to adverse notice of DGFT. Consequentially , ! 
further declare that under Foreign Trade (Development and Regulation ) Act (FT (D & R ) Act ) 1992 , my fimm / company have not been 
debarred in person from undertaking any export import business or activity by way of suspension or cancellation of IEC number. [If so 
debarred under FT (D & R ) Act, details of said order and period for which the same is operationalmay be provided ). 
I hereby certify that my firm 1 company has not defaulted from export obligation under any provisions of FTP and has not been placed 
under the Denied Entity List (DEL ). [lf under DEL List, kindly furnish details of order, current status etc .) 
I hereby declare that details of exports of goods ofmy firm / company are true and correct and in accordance with accounts maintained in 
my firm / company . 
I hereby declare that no benefit under Focus Product Scheme (FPS ) / High - Tech Products Export Promotion Scheme (HTPEPS )., as the 
case may be , was avaited (or applied for) previously against Shipping Bills currently included in this application . 
I hereby declare that in terms of Para 3 . 12 .6 of FTP , this application does not contain any exports for which benefit under any other 

promotional scherrie under Chapter 3 of FTP has been / will be claimed . 
7 . i further declare that shipment for which benefit is claimed under this application contains only those export shipments exported through 

EDI enabled ports , and does not contains any shipment from non -EDI ports . 
Or 
I further declare that shipment for which benefit is claimed under this application contains only those export shipments exported through a 
single non - EDI enabled ports , and does not contains any shipment from EDI ports or other non EDI ports . 
(Strike out which ever is not relevant, as separate applications for shipments from EDT ports and from shipments from each 

Non -EDI ports are required to be submitted ). 
7A I further declare that the application includes export from DTA VO SEZ , and bill of exports has been submitted in lieu of Shipping Bill. 

(Strike out if not relevant) 
8 . Thereby declare that in terms of Para 3 . 12. 8 of FTP , this application does not contain any exports in contravention to this provision . 
9 . I hereby declare that export product for which FPS / HTPEPS benefit is being claimed does not contain any shipment made w . e .f 

1. 4 .2007 from such EOU / EHTP / BTP Units , on which direct tax exemption is / will be availed and further that these exports are not 

covered under Sr. No . 10 below . 
10 . I hereby declare that the exports , for which benefit is being claimed under FPS/HTPEPS, does not include any export and / or category 

covered under Para 3 . 10 . 2 . 2 of FTP for FPS / Para 3 . 11. 4 of FTP for HTPEPS, as the case may be. 
11. I hereby declare that the exports , for which benefit is being claimed under FPS / HTPEPS (as the case may be ), does not include any 

shipment exported after the itemized policy contained in the ITC HS was restricted or prohibited . 
12 . I hereby declare that 

a ) The total benefits under HTPEPS have not crossed Rs 15 Cr limit for exports made during the current licensing year 2007 -08 . 

(List of claims filed , file number wise , for all shipments under HTPEPS is submitted , evidencing the total claim made for 

exports during 2007- 08 under HTPEPS ) 
b ) I do not have nil exports in the previous licensing year (i. e . 2006 - 07 ) 

c ) Topt to claim the benefits @ 1. 25 % in terms of Para 3. 11. 2 (a ) of FTP . 
13 . Thereby certity that I am authorized to verify and sign this declaration as per Paragraph 9. 9 of FTP . 


Do nothave time benefits @ 1.city and sign th 


Place: 

Signature : 
Date : 

Name: 
Documents to be submitted 

Designation : 
Export promotion (EP ) copy of Shipping Bill / Bill of Export ( including in case Official Address : 

of exports through Land Customs) 
2 . Relevant Original Bank Certificate of Exports and Realisation - Appendix 

22A / Foreign Inward Remittance Certificates (FIRC ) or offsetting of export Residential Address: 

proceeds with approval of RBI (Appendix 22D ). 
Note : In case of FIRC , a declaration from exporter that remittance is in respect of Telephone : 
Shipping Bill( s ) No . 

dtd 

shall also be furnished . 
Note 1: 

Email Address: _ 
Each individual page of application has to be signed . 
One Printout of Online application duly signed in provided space , 
Copy of Updated Profile in ANF 1only if any changes have taken place and 
updated , along with Copy of Valid RCMC . 
Note 2 : 
in cases where original EP copy of Shipping Bill(s ) / Bill of export and /or Bank Realisation Certificates has been submitted under 
any other scheme of FTP , a self attested photocopy (s ) of EP copy of the same be attached , quoting Reference File no . & 
concemed Regional Authority where original documents have been submitted . 


[ T11 - 945 1 ] 


भारत . का राजपत्र : असाधारण 


Annexure 2 


. 


ANF 3D 


. . . . 


For Focus Market Scheme (FMS) Applications 

For FTP RE2003 TTP RE2002 


| 1. IEC Number 


.... . 
n 


2. ApplicantDetalls 
| i.Name 
ii. Address 
3. RGMC Detalle 


s in 


1: 


i. RCMC Number 
ii. Isaving Authority , 
| v . Products for which reglator 


- H . Date of issue 

. Valid upto 


.. 


, 


4. Details of exports made during the certain year: 2006-07 /2007-08) (Writo the relevant yaar as por date of export)* 
(Please note that exporto made during 2006-07 and 2007 -08 cannot be clubbed into one application ) 

Shipping | Shipping Date of Port of Export ITC (HS) code T Hem Description : Focus Market code 

Bill No Bil Dato Export " : 
( 1 ) (2) 105 ) 

(6 ) 

(7 ) 


No 


( 3 ) 


FOB value 


BRC / 
FIRC 


Rats of 
Entitlement 


Entitlement 


Late cut applicable , 
if any . 


Focus Market 
Entitlement 


NO 


Date of Realisation 
as per BRC /FIRC (or 
Date of Exports in 
case of Advance 
Payment) ** 

( 10 ) . . 


mentioned 
in BRCA 
FIRC 
100 


: 


( in Rs.) 


( in Rs.) 


712 ) 
2 .5 % 


(14 ) 


413 ) 
( 13) = (1112 ) 


( in Rs.) 

(15 ) 
) - ( 13 ) - ( 14 ) 
. . . . 


5 . Number of Split Cartificates roquired ( in aukiples of Rs 5 lakhs each ): 
(Splits Certificates shall not be allowed for Duty Credit scrips issued for exports from Non-EDI ports ) 


. 


6 . Port ofRegistration (for the purpose of importa )***. 


. 


Note : No supplementary cut shall be imposed , as multiple applications can be filed : - 
(* Date of Export shall be as pec. Para 9: 12 of HBP v1, No further claims shall be allowed under the scheme against S/Bs included 
under Sl. No . 4 of ANF 3D , oven in case of part realizations.) 
*** In case of multiple dates of realization against a shipment, the last date of realization is to be montioned in this column.) . . : 
* ** The port of registration shall be any one of the EDI ports from which the exports have been made . In case of exports from Non EDI 
port, port of registration shall be the port of export.) 


8 . Application Submission Details (in case of electronically 
submitted applications) . . . ... .. . . . : 


. 


9. Application For Details 


i. ECOM Reference Number 
ii. Date of Submission on Server 
iii. Submitted to which Rogional Authority 
iv . File Number 
v . Date of issue 


Arnount (RS) 
(ii) Demand Draft / Bank Receipt / Electronic Fund Transfer No 
( iii ) Date of issue 

(W ) Name of the Bank on which drawn 
1 . (V ) Bank Branch on which drawn 


- 


- 


--- 


---- 


20 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


---- 


( Part I -- Sec . ] 


- 


.. 


----- 


- 


---- 


... 


. . DECLARATION UNDERTAKING 
14 . I hereby declare that particulars and statements made in this application are true and correct and nothing has been concealed or held 

therefrom . I fully understand that any information furnished in application if found incorrect or false wilt render my firm / company and me 

Ilable for any penal action or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted . 
15 . thereby certity that none of Proprietori Partner(s ) / Director(s ) / Karta / Trustee of fim / company, as the case may be, a Proprietor / 

Partner(s ) / Director(s ) / Karta / Trustee in any other firm / company which has come to adverse notice of DGFT. Consequentially , I 
further declare that under Foreign Trade (Devetopment and Regulation ) Act (FT (D & R ) Act) 1992, my fimm / company have not been 
debarred in person from undertaking any export import business or activity by way of suspension or cancellation of IEC number. [l so 

dobarred under FT (D & R ) Act, details of said order and period for which the same is operationalmay be provided ). 
16 . T hereby certify that my fimm / company have not defaulted from export obligation under any provisions of FTP and have not been placed 

under the Denied Entity List (DEL). [If under DEL List, kindly furnish details of order, current status etc .) 
17 . I horoby declare that details of exports of goods ofmy firm / company are true and correct and in accordance with accounts maintained in 

my fimm / company . 
18 . I hereby declare that no benefit under Focus Market Scheme (FMS) was availed (or applied for) previously against Shipping Bills 

currently included in this application . 
19 . I hereby declare that in terms of Para 3. 12.6 of FTP , this application does not contain any exports for which benefit under any other 

promotional scheme under Chapter 3 of FTP has been / will be claimed . 
20. I further declare that shipment for which benefit is claimed under this application contains only those export shipments exported through 

EDI enabled ports , and does not contains any shipment from non -EDIports . 
Or 
I further declare that shipment for which benefit is claimed under this application contains only those export shipments exported through a 
single non - EDI enabled ports; and does not contains any shipment from EDI ports or other non EDI ports . 
(Strike out which ever is not relevant , as separate applications for shipments from EDI ports and from shipments from each 

NorrEDI ports are required to be submitted ) . 
21. I hereby declare that in terms of Para 3. 12 . 8 of FTP , this application does rot contain any exports in contravention to this provision . 
22 . I hereby declare that export product, for which FMS benefit is being claimed , does not contain any shipment made w .o.f 1.4 .2007 from 

such EOU / EHTP / BTP Units , on which direct tax exemption is / will be availed and further that these exports are not covered under Sr. 

No. 10 below . 
23 . I hereby declare that the exports, for which benefit is being claimed under FMS , does not include any export and / or category covered 

under Para 3. 9 . 2 . 2 of FTP for FMS . 
24 . I hereby declare that the exports , for which benefit is being claimed . under FMS, does not include any shipment exported after the 

itemized policy contained in the ITC HS was restricted or prohibited . 
25 . I hereby certity that I am authorized to verify and sign this declaration as per Paragraph 9 . 9 of FTP . 


- 


- 


Place : 


Date : 


Signature : 
Name: 
Designation : 
Official Address : 


Document to be submitted 
3 . Export promotion (EP ) copy of Shipping Bill / Bill of Export ( including in case 

of exports through Land Customs) 


Relevant Original Bank Certificate of Exports and Realisation : Appendix 
22A / Foreign Inward Remittance Certificates (FIRC ) or offsetting of export 
proceeds with approval of RBI (Appendix 22D ). 
As a proof of landing of export consignment in specified Focus Market, any 
one of the documents specified in Para 3. 20 . 3 should suffice . 


Residential Address: - 


5 . 


6 . 


Telephone : 


In case of FIRC , a declaration from exporter that remittance is in respect of 
Shipping Bill(s ) No 

shall also be furnished . 


atd 


Email Address: 


Nota 1 : 
Each individual page of application has to be signed . 
One Printout of Online application duly signed in provided space . 
Copy of Updated Profile in ANF 1only if any changes have taken place and 
updated, along with Copy of Valid RCMC . 


Not : 1 : 
In cases where original EP copy of Shipping Bill(s ) / Bill of export and /or Bank Realisation Certificates has been submitted under 
any other scheme of FTP , a self attested photocopy (s ) of EP copy of the same be attached , quoting Reference File no . & 
concerned Regional Authority where original documents have been submitted . 


- 


- 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


Printed by the Manag 


